निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


28 भाद्र 1938 ( श० ) 
( सं0 पटना 760 ) पटना , सोमवार , 19 सितम्बर 2016 


गृह विभाग 
( आरक्षी शाखा) 


अधिसूचना 

30 अगस्त 2016 
सं० 1 / पी01 - 02 / 2013 - 6792 / गृ0आ0 - श्री पी०एन० राय, भा0पु0से0 (1982), महानिदेशक - सह 
महासमादेष्टा, गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशाम सेवाएँ, बिहार, पटना अगले आदेश तक अपने कार्यों के अतिरिक्त आपदा 
प्रबंधन विभाग , बिहार में State Emergency Operation Centre के वरीय प्रभार में रहेंगे । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

रंजन कुमार सिन्हा, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 760 -571 + 10 -डी0टी0पी0। 

Website: http ://egazette.bih .nic. in 


